रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II - Section 3 -- Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 173 ] 
No. 173 ] 


1..1731 


नई दिल्ली, बुधवार , मार्च 22 , 2000 / चैत्र 2, 1922 
NEW DELHI , WEDNESDAY, MARCH22, 2000 /CHAITRA 2, 1922 


NEW DELE 


- 


- 


M 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मार्च, 2000 

( आयकर ) 
का . आ . 254( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 80 झक की उपधारा 4 के खण्ड ( i ) के स्पष्टीकरण ( क ) तथा धारा 
10 ( 23छ ) के स्पष्टीकरण ग ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्द्वारा क्रम सं . 1 से 6 तक सूचीबद्ध मदों 
की धारा 10 ( 23छ) के प्रयोजनार्थ और क्रम सं. 7 पर सूचीबद्ध मद की धारा 10 ( 23 - छ ) तथा 80झक के प्रयोजनार्थ अवसंरचनात्मक सुविधा के 
समान प्रकृति की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के रूप में अधिसूचित करता है । 

1. जनद्रुत परिवहन प्रणाली 
2. लाइट रेल परिवहन प्रणाली 
3. एक्सप्रेस वे 


4. रिंग रोड / शहरी उपमार्ग/ फ्लाई ओवरों जैसी अन्तःशहरी / अधिशहरी सड़कें 


5 . बस तथा ट्रक टर्मिनल 
6 . उप - मार्ग 
7. सड़क विभाजक 


[ अधिसूचना सं. 11269/ फा . सं . 205/ 170/ 99 - आयकर नि .-II ] 

कमलेश सी . वार्ष्णेय , अवर सचिव 


818 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART IISec . 3 ( ii ) ] 


MINISTRY OF FINANCE 

(Department of Revenue ) 
Central Board of Direct Taxes 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th March , 2000 

. (INCOME TAX) 
S. O . 254 (E ).- In exercise of the powers conferred by Explanation c (i) of section 10(236 ) and Explanation (a ) 
to clause (i) of sub -section 4 of section 801A of the Income tax Act, 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby 
notifies the items listed at Sl. No. 1 to 6 as infrastructure facilities of similar nature to the infrastructure facility for the 
purposes of section 10 ( 23G ) and item listed at Sl. No. 7 for the purposes of section 10 (23G ) and 801A . 

1. Mass Rapid Transit system 
2 . Light Rail Transit system 
3. Expressways 
4 . Intra -urban /semi-urban roads like ring roads/Urban by passes/ fly -overs 
5. Bus and truck terminals 
6 . sub-ways 
7 . Road dividers . 

¡Notification No. 11269/F . N . 205/ 170 / 99 /1TA . II} 

KAMLESHC . VARSHNEY, Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 — 2000 . 


